ferest PRO 31- ( 51 ) -72 


REGISTERED No. D -(D )-72 . 


. 


VO 


A 


ANA 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


HIT 1 - ung 1 
PART 1 - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
= = = = - - 

- - = = = = 
1032 ] af faciat, faute,mut 13, 1977 /478 24, 1898 
No . 32] NEW DELHI, SUNDAY , FEBRUARY 13 , 1977 MAGHA 24 , 1899 
= = , = S - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 


Separate paging is given to this part in order that It may he lod 

as a separate compilation 
SS 

= = = = = - 
PRESIDENT S SECRETARIAT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th February 1977 
No 22 -Pies/ 77 . - - At eight- aftytwo hours on the morning of Friday , 
February 11, 1977, death came suddenly to Shri Fakhrudin Ali Ahmed Afth 
Piesident of the Republic of India A taunch nationalist, an illustrious 
statesman , he symbolised the best traditions of India s composite culture serv 
ing the nation with exemplary dedication for over 45 years 

2 Shri Fakhruddin Ali Ahmed was born on May 13 , 1905 in Delhi Aller 
his carly cducation in the Government High Schools at Gonda in Uttar 
Pradesh and at Delhi, he passed the Matriculation Examination of Punjab 
University in 1921 He then joined St Stephens College, Delhi, but he soon . 
proceeded to England , where he was romitted to St Catherine s College of 
Cambridge University . Shri Fakhruddin Ali Ahmed graduated from Cambridge 
in 1927 in History Tripos After completing the Law Course, he was caller 
to the Bar from the Inner Temple in London 


- 


(169 ) 


170 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART I - Sec 1 
- - - - - - - 

- - 

- - 
3 On his return to India , he got himself enrolled as an Advocate of the 
Punjab High Court and later moved to Assam with his father in 1928 Except 
1 . for a brief period , when he practised in Calcutta , Assam became the centre 

of his political activities His intense spirit of nationalism soon Overtuok . 

his career and in 1931 he became a Member of the Indian National Congress , 
- - which was then spearheading the struggle for the liberation of the country 
. . under Mahatma Gandhi s leadership In 1937 , he successfully contested the 

election to the Assam Assembly in the teeth of opposition from those ranged 
Lainst the national movement, 


4 Since 1936 , Shri Fakhruddin Ali Ahmed was almost continuously a 
Member of the sum Pradesh Congress Committee , Working Committce of . .. 
the Pradesh Congress Committee and the All India Congress Committec ... 
After the elections to the Provincial Assemhly in 1938 , he joined the first 
Congress Cabinet in Assam under the Chief Ministership of Gopinath Bardolol 
in 1938 - 39 He was in charge of Finance and Revenue Departments. His 
tenure of office in the Bardoloi Cabinet was memorable for some of the 

radical agrarian measures which he piloted with commendable zeal Being : 
laware of the plight of poor farmers and in pursuance of the commitment to : 

introduce land reforin measures, Shri Fakhruddin Ali Ahmed was instri 
1 . mental in providing 50 per cent remission in land revenue and initiated 

measures for the imposition of tax on agricultural incoine He brought . 
in forward measures to tap alternative sources of revenue His ellorts resulted 

in augmenting the resources of the State oven while affording relief to the 
peasantry 


5. When the Congress Governments resigned in 1939 on the declaration * 
of the war, Shri Fakhruddin Ali Ahmerl also resigned his Ministership . HC . 
plunged into the Gandhian movement and offered individual Satyagraha in 

1940 under the command of Mahatma Gandhi He suffered imprisonment : 
. . . for one year 


0 Soon after his release , he was again taken as a security prisoner And 
was in detention continuously for a period of 3 years before being released 
in April, 1945 


7 Aiſholigh for a brjel period he hecame Advocate -General of Assam in . 
1946 , he was again involved in the nationalist movement, and hecame a 
Member of the Congress Working Committee. In 1952- 53, he was elected 
to the Rajya Sabha 


8 In the 1957 General Elections, he was again elected to the Assam . 
Assembly and in the following year , he joined the State Cabinet , holding 
charge of the portfolios of Finunce , Law , Community Development, Panchayat 
und Lokal Self Government He was re - elected to the State Assembly in 
1962 and continued to remain a Minister in charge of most of the previous , 
portfolio 


9. Ile became a Member of the Congress Parliamentary Board in 1964 , 
In 1966 , he was again elected to Rajya Sabha and on 29th January, 1966 , l10 : 
became a Member of the Central Cabinet , first in charge of Irrigation and . . 
Power and later of Education , 


10 . In the General Electious in 1967, he was elected to the Lok Sabha 
from the Barapeta constituency in Assam . On March 13 , 1967, he was 
appointed Cabinet Minister for Industrial Development and Company Affairs, - 


11 As the Minister of Industrial Development and Company Affairs , 
he was responsible for evolving a new industrial policy designcd to promote . . 
accelerated growth , a wider hase for small and ancillary industries , paying 
special attention to backward areas and selective in the matter of foreign 
collaboration Another land -mark during his tenure in this Ministry was 
the piloting of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Art 


- HIT I -– 


1 


. 


भारत का असाधारण राजपत्र 


171 


- 


- - 


12 On June 27, 1970 , he took over as Union Minister for Food and 
Agriculture After the elections to the Lok Sabha in 1971, he was re -assigned 
, the same portfolio 


13 . Shri Fakhruddin Ali Ahmed was widely travelled throughout the 
world In 1955 , he led the Indian Lawyers delcgation to the USSR and in 1957, 
he represented India at the United Nations In 1964 , he paid a visit to the 
United States and spent about 5 weeks visiting different parts of that country 
As a sopresentative of the Government ot India , he visited Malaysia in 1963 
to participate in the celebrations of their Independence Day and the inaugura 
tion of the International Mosque at Kuala Lumpur, In 1970 , he visited : 

Australia to attend the Conference of the Food and Agriculture Organisele . 
. . tion . He also led the Indian delegation to the Council s Session of FAO in 

Romc in 1971 and 1973 . 


14 During the large scale influx of refugees from Bangladesh and the 
subsequent Indo - Pakistan conflict, Shri Fakhruddin Ali Ahmed visited 
Lebanon , Iraq and Egypt to explain India s stand and the problems laced by 
this country in the wake of these developments 


15 Shri Fakhruddin Ali Ahmed was a keen sportsman He had been . 
The President of the Axsan Foothall Association and Assam Cricket Association 
for many years and Vice -Churman of the Assam Sports Council He was 
also the Piesident of the All India Lawn Tennis Association He was 
connecter with niny social institutions as well 


16 In August , 1974 , he was elected the President of India In huis own 
words, he assumed this high office in a spirit of prayerful humility and total , 
doticalion lle described himself as a humble worker who had done his bit 
first in the liberation struggle of our country and after independence in the 
consolidation of the freedom that we won . During the 2 years he was the 
Head of the State , his wise guidance and catholic outlook proved to be of 
· Immense value to the nation during periods of stress and strain His vision 

and adherence to principles , his grace and dignity , his aesthetic sensibility , 
hus understanding and compassion , acuerl a new lustre to the high office hi 

held und carned for him the aftertion and admi ation of all sections of the 
5 people 


17 As Pres dent of India , Shn Fakhruddin Ali Ahined undertook an 
extensive programme of goodwill visits to frienrily countries in various parts 

of the world Beginning with a State visit to Indonesia after assuming office , 
: : he went on similar missions to Hungary , Yugoslavid , Egypt and Sudan in 

1975 In the same year he also attended the funeral of the late King Faisal 
... of Saudi Arabid In 1976 , he travelled to Iran and the UAE and , just a few 

days ago , had embarked on a tour of Malaysia , Philippines and Burma While 
In Kuala Lumpur he had to cut short the rest of his tour due to ill health 
which , with his characteristic courage and devotion to duty , he did most 
reluctantly All his travels abroad wore inspired by d drep interest in 
forging greater understanding ind closer ties with the outside world Illa 
nobility and simplicily endeured him to the leaders and the peoples of the 
countries with whoin he came in contact and made a significant contribution 
to the promotion of India s friendship and cooperation with them 


18 Death has taken awaly i distinguished son of India , a grrat patriot, 
an elder statesman and a shinitis symbol of the composite culture of our 
country The country has lost a person of great moral calibre and 
administrative ability known alıke for his deen love for the country and 
ahiding allertion for his prople 


K BALACHANDRAN , 
Secretary to the President i 


LL" 


172 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART I - SEC 1 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- -- 


- - - 


- 


- 


- 


राष्ट्रपति सचिवालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 13 फरवरी , 1977 


सं022-प्रेज 77 - - शुक्रवार 11 फरवरी, 1977 को सवेरे 8 बज कर 52 मिनट 
पर भारत गणतन्त्र के पाचवे राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद का अचानक देहात 
| हो गया । वे पक्के राष्ट्रवादी और उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ तथा भारत को मिली-जुली 

मस्कृति की श्रेष्ठ परपराओं के प्रतीक थे और उन्होने राष्ट्र की अनुकरणीय निष्ठा में 
| 45 वर्ष से अधिक समय तक मेवा की । 


2. श्री फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई , 1905 को दिल्ली में हुआ 
. था । उत्तर प्रदेश के गोडा तथा दिल्ली के गवर्नमेट हाई स्कूलों में अपनी प्रारम्भिक 
शिक्षा के बाद उन्होंने 1921 मे पजाब विश्वविद्यालय मे मैदिक की परीक्षा पास को । . 
इसके बाद वे सेट स्टीफन्म कालेज , दिल्ली में प्रविष्ट हए, लेकिन शीघ्र ही वे इग्लैंड 
चले गए जहा के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मेट कैथरीन कालेज में प्रविष्ट हो गए । 
श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने 1927 मे कैम्ब्रिज से हिस्ट्री ट्रिपोज में स्नातक की 
उपाधि ली । विधि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उन्होंने लदन के “ इनर टैम्पल में 
बैरिस्टर की उपाधि ली । 


। 


3. भारत वापस आने पर उन्होंने पजाब उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप 
में अपने को नामाकित करवाया और बाद में वे 1928 में अपने पिता के माथ असम 
चले गए । उम थोडे में समय को छोड़कर जबकि उन्होंने कलकत्ता में वकालत को , 
असम ही उनकी राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा । उनकी राष्ट्रीयता को गहन 
भावना शीघ्र उनकी जीविका के मुकाबले सर्वोपरि हो गई और 1931 में वे भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस के सदस्य हो गए जोकि उस समय महात्मा गाधी के नेतृत्व में देश को 
आजादी के लिए संघर्ष का सचालन कर रही थी । 1937 मे , उन तत्वो के कडे 
विरोध के बावजूद जोकि राष्ट्रीय प्रादोलन के विरुद्ध थे , वे असम विधान सभा के 
चुनाव में सफल रहे । 


4. श्री फखरुद्दीन अली अहमद 1936 में तकरीबन लगातार अमम प्रदेश काग्रेस 
कमेटी , प्रदेश काग्रेस कमेटी को वर्किंग कमेटी और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के 
सदस्य रहे । प्रान्तीय असेम्बली के 1938 में हुए चुनावो के बाद वे 1938- 39 मे मुख्य 
मन्त्री गोपीनाथ बारदोलाई के कार्यकाल में अमम के पहले काग्रेस मत्रिमडल में शामिल ! 
हए । उनके पाम वित्त और राजस्व विभाग थे । बारदोलाई मत्रिमल में उनका 
कार्यकाल , सराहनीय उत्साह से उनके द्वाग किए गए कुछ व्यापक कृषि सुधारो के लिए 
स्मरणीय रहा । गरीब किसानो की दशा से परिचित होकर और भूमि सुधार उपाय 
लाग करने के लिए वचनबद्धता के अनुरूप कार्रवाई करके , भू - राजस्व में 50 प्रतिशत 
की माफी देने का श्रेय श्री फखरुद्दीन अली अहमद को ही था और उन्होने कृषि - प्राय 


भाग [ - खं भारत का असाधारण राजपत्र 

I73 

- - - - - - - - - - 
पर कर लगाने की कार्रवाई क शुरुआत की । उन्होंने राजस्व प्राप्ति के वैकल्पिक स्रोत ढूढ 
निकाले । कृषक -वर्ग को राहत देते हुए भी , उनके प्रयामो के फलस्वरूप राज्य के 
ममाधनो में वृद्धि हुई । 


. 


5 युद्ध की घोषणा होने पर , जब 1939 में काग्रेस सरकारी ने त्यागपत्र दिया । 
तो श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने भी अपने मन्त्रीपद से त्यागपत्र दे दिया । वे गाधी 
जी के आन्दोलन में कूद पड़े और उन्होंने 1940 में गाधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत ... 
मत्याग्रह किया । उन्हे एक वर्ष का कारावास मिला । 


6 रिहाई के तुरन्त बाद उन्हें फिर सुरक्षा बन्दी बना लिया गया और अप्रैल , 
1945 में रिहा किए जाने से पहले वे लगातार 31 वर्ष तक नजरबन्द रहे । 


7 यद्यपि , वे 1946 में थोड समय के लिए असम के एडवोकेट जनरल बन 
गए, फिर भी वे राष्ट्रीय आन्दोलन में पुन भाग लेने लगे और काग्रेस वकिंग कमेटी 
के मदम्य बन गए । 1952 - 53 मै वे राज्य सभा के लिए चुने गए । 


8 1957 के आम चुनावो में , वे असम विधान सभा के लिए पुन चुने गए 
और उसके अगले वर्ष वे राज्य मत्रिमडल में शामिल हुए और उन्होने वित्त , विधि, 
मामुदायिक विकास , पचायत और स्वायत्त शासन विभाग सम्भाले । 1962 में वे 
राज्य विधान सभा के लिए पुन चुने गए और अधिकाशत अपने पुराने विभागो के 
ह मत्री बने रहे । 


9. 1964 में बे काग्रेम मसदीय बोर्ड के सदस्य बने । 1966 मे , वे फिर राज्य 
सभा के लिए चुने गए और 29 जनवरी, 1966 को वे केन्द्रीय मविमडल के सदस्य 
बने , पहले उन्होंने सिचाई और बिजली विभाग का कार्यभार सम्भाला और बाद में 
शिक्षा विभाग का । 


10 1967 के आम चुनावो में , उन्हें असम के बारापेटा निर्वाचन क्षेत्र में लोक 
सभा के लिए चना गया । 13 मार्च, 1967 को वे औद्योगिक विकास और कपनी 
कार्य के कबीनेट मवी नियक्त किये गये । 


11 औद्योगिक विकास और कपनी कार्य मन्त्री के रूप में एक नई प्रौद्योगिक 
नीति निर्धारित करने का श्रेय उनको ही है जिमका उद्देश्य तेजो में वृद्धि करना , लघ तथा 
महायक उद्योगों के लिए अधिक व्यापक आधार को बढावा देना , पिछई क्षेत्रा क . और 
विशेष ध्यान देना और विदेशी महयोग के क्षेत्रों का पता लगाना था । इस मवालय में 
अपने कार्यकाल के दौरान उनकी अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि एकाधिकार तथा निर्वन्धन 
कारी घ्यापारी प्रथा अधिनियम का लाना था । 

12 27 जन , 1970 को उन्होंने केन्द्रीय खाद्य कृषि मन्त्री के रूप में कार्यभार 
मम्भाला । 1971 के लोक सभा के तनाव के बाद उनको फिर वही विभाग सौपा । 
गया । 


- 


- 


** 174 


TIIE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART 1- - SE 


! 


- 13 श्री फखहीन अली अहमद ने व्यापक रूप से विश्व का दौरा किया । 1955 
1 में उन्होंने रूस को गा ! भारतीय वकील प्रतिनिधि मडल का नेतृत्व किया और 1957 . 
में उन्होंने सयक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया । 1964 में वे अमेरिका 
गा , और वहा लगभग पाच सप्ताह नक रहे । उस दौगन उन्होंने उस देश के अलग - .. . 
अलग भागो का दौरा किया । भारत मरकार के प्रतिनिधि के रूप में वे 1965 मे . 
मलेशिया के स्वाधीनता दिवस समारोह तथा कृपाला लम्पूर मे अन्तर्गष्ट्रीय मस्जिद 
उद्घाटन में भाग लेने के लिए मलेशिया गए । 1970 में वे खाद्य तथा कृषि संगठन 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए आस्ट्रेलिया गा । 1971 और 1973 में गेम में खाद्य 
तथा कृषि संगठन के परिषद के मन में भी उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का 
नेतन्य किया । 


14, बगलादेश में शरणार्थियों के बहुत अधिक सम्या में आने के समय तथा । । 
बाद के भारत-पाक मघर्ष के दौरान हुई घटनाओं के क्रम में भारत का दष्टिकोण स्पष्ट 
करने के लिए तथा उसके मम्मख प्राई समस्याओं के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए 
श्री फखहीन अनी अहमद लेबनान , ईराक तथा मित्र गाए । 


| 


___ 15. श्री फखम्दीन अली अहमद एक बहत अच्छे खिलाड़ी थे । वे कई वर्षों तक 
असम फटबाल मघ तथा असम क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और असम रखेल परिषद के 
उपाध्यक्ष रहे । वे अखिल भारतीय लान टेनिम मघ के अध्यक्ष भी रहे । वे कई सामा 
जिक सस्थाग्री में भी सम्बद्ध रहे । 


| 16. अगस्त , 1974 में ये भारत के राष्ट्रपति चने गए । उनके अपने हो शब्दो में 
उन्होंने यह उच्च पद अत्यन्त विनीत भावना तथा पूर्ण निष्ठा से ग्रहण किया । उन्होंने 
अपने पापको एक मा विनम्न कार्यकर्ता बताया , जिसने पहले तो देश के स्वाधीनत 
सर्प मे भाग लिया और स्वाधीनता के बाद उम पाई हई स्वाधीनता को बनाए रखने 
में अपना योगदान किया । राष्ट्र के 20 वर्ष तक अध्यक्ष रहने के दौरान , तनाव 
तथा कठिनाई के समय उनका लाभदायक मार्गदर्णन तथा मार्वभौमिक दृष्टिकोण देश के 
लिए अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हया । उनकी दूर-दृष्टि तथा सिद्धातो के प्रति निष्टा , 
उनकी शालीनता तथा गौरव , कलात्मक भावना , सूझबझ तथा दयालना ने उनके हम 
उच्च पद की गरिमा की ओर बढ़ा दिया और सभी वर्गों के लोगो मे व स्नेह व प्रशमा 
के पात्र बन गा । 


। 


17 भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री फख मदीन अली अहमद ने विश्व के विभिन्न 
भागों में स्थित मित्र देशो की मदभावना यात्रा करने का व्यापक कार्यक्रम प्रारभ किया । 
पद-ग्रहण करने के बाद दोनशिया की राजकीर यात्रा में णरू करने हा ये इसी प्रकार 
के उपयों से 1975 में हगरी, यूगोस्लाविया , मिथ तथा मुडान गाए । उसी वर्ष " 
उन्होंने सऊदी अरब के स्वर्गीय किग फैजल की अन्येष्टि में भी भाग लिया । 1976 में 
उन्होने ईरान नथा य००० ई० को यात्रा को प्रोर कुछ ही दिन पहले उन्होंने मलेशिया , 
फिलिपा . न्स तथा बमों का दौरा किया था । कुमाला लम्पर की अपनी शेष यात्रा उन्हे 


AR 


- 


- 


. 


. . . . 


.. . 


. 


. . 


. 


भाग I ख 1 


भारत का असाधारण राजपत्र 


___ 175 


बीच में , अम्बरथता के कारण छोड़नी पड़ी, जोकि अपने विशिष्ट माहम और कर्तव्य 
निष्टा के गणो के कारण उन्हें अत्यन अनिच्छा में करना पड़ा । उनकी मभी विदेश यात्राए 
विश्व के अन्य देशो के माघ मेल-मिलाप बनाने और अधिक निकट मबध कायम करने 
की भावना से प्रेरित रही । उनकी उदारता व मादगी ने उन देशों के नेताओं तथा 
लोगो में जिनके सपर्क में वे आ , उन्हें स्नेह का पात्र बना दिया और इससे उनके | 
माथ भारत को मित्रता तथा महयोग बढ़ाने में विशेष योगदान मिला । 


- 


--- 


18 भारत के एक महान मपुत , महान देशभक्त , वयोवद्ध राजनेता और हमारे देश । 
की मिली -जली सस्कृति के ज्वलन्त प्रतीक को मत्य ने हम में छीन लिया है । देश ने 
एक महान नैतिक बल लथा प्रशामनिक योग्यता वाले व्यक्ति को खो दिया है जो गहरे 
देश -प्रेम तथा लोगों के प्रति अपने अगाघ स्नेह के लिा . विख्यात थे । 


कृ . बालचन्द्रन , 
राष्ट्रपति के सचिव । । 


- - 


- 


- 


- 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियषक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINID UY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT or INDIA PRESS, TINTO ROAD , 
NEW DELIN AND PUBLISHED BY IIIE CONTROLLEN OF PUBLICATIONS, DLLHI, 1977 


